रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


२९ 


MODC 


SHITASSION 


NPRACHA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 16 , 2016 / भाद्र 25 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 16 , 2016 / BHADRA 25 , 1938 


सं . 2273] 
No. 2273] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2016 


आय - कर 


का . आ . 2979( अ ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 115पक की 
उपधारा (4) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय- कर नियम , 1962 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( बाईसवाँ संशोधन )नियम , 2016 है । 


( 2) ये 1 अप्रैल , 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. आय- कर नियम , 1962 में परिशिष्ट 2 में, - 

(i) प्ररूप 64क में , मदें 8 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् : 


" 8. सभी स्रोतों से कारबार न्यास की सकल आय 


( 9 + 11 + 13 + 15 ) 


4466 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


9. धारा 10 ( 23चग ) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय 
10. 9 से 8 का समानुपात 
11. धारा 10 ( 23चगक ) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए पर देने के रूप में आय 
12. 11 से 8 का समानुपात 
13. धारा 115- ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय 


14. 13 से 8 का समानुपात 


15. 9 , 11 और 13 में निर्दिष्ट से अन्यथा आय 


16. 15 से 8 का समानुपात 
17. धारा 115पक की उपधारा में निर्दिष्ट यूनिटधारक होते हुए व्यक्तियों , जिनको आय वितरित की जाती है, के द 
निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे : 


क्रम | नाम 


पता 


| पैन 


कुल 
वितरित 
रकम 


धारा 10 

धारा 10 धारा 115ण में । अन्य आय की 
( 23चग) में ( 23चगक) में निर्दिष्ट लाभांश | रकम [स्तंभ 5X 
निर्दिष्ट ब्याज के निर्दिष्ट भाड़े या | के रूप में आय की 

क्रम संख्या 16] 
रूप में आय की पट्टे या किराए के | रकम [स्तंभ 5X 
रकम रूप में आय की 

क्रम संख्या 14] 
[स्तंभ 5X क्रम 

रकम [स्तंभ 5X 
संख्या 10] क्रम संख्या 12 ] 


2 


3 


4 


5 


(ii ) प्ररूप 64ख में , मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , अर्थात् : 


" 7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिटधारक को कारबार न्यास द्वारा वितरित आय के निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे " 


क्रम 


वितरित | वितरण धारा 10 ( 23चग ) में धारा 10 ( 23चगक ) में निर्दिष्ट 
आय की तारीख निर्दिष्ट ब्याज के रूप में भाड़े या पट्टे या किराए के रूप में 
आय की रकम 

आय की रकम 


धारा 115ण में 
निर्दिष्ट लाभांश के 
रूप में आय की रकम 


अन्य आय 
| की रकम 


1. 


2. 


3. 


4. 


7 . 


[ अधिसूचना सं . 84 / 2016/ फा . सं. 142/ 10/ 2014-टीपीएल ] 

नीरज कुमार , अवर सचिव ( कर नीति और विधान ) 


टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ) अधिसूचना सं . का . आ . 969 ( अ ), तारीख 

26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का . आ . 2747 ( अ ) तारीख 19 अगस्त , 
2016 द्वारा संशोधित किए गए । 


[ TT II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th September, 2016 

INCOME- TAX 
S .O . 2979 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub -section (4 ) of 
section 115UA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following rules further to amend the Income -tax Rules, 1962 , namely : 


.. 


( 1 ) 


These rules may be called the Income - tax ( 2214 Amendment) Rules , 2016 . 


(2 ) 


They shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2016 . 


In the Income-tax Rules, 1962 , in the Appendix II,- 


(i) in Form 64A , for items 8 to 15 , following items shall be substituted , namely : 


“ 8. Aggregate income of the Business trust from all sources 


( 9 + 11 + 13 + 15 ) 


9 . Income by way of interest referred to in section 10 (23FC ) 
10 . Proportion of 9 to 8 
11. Incomeby way of renting or leasing or letting 

referred to in section 10 ( 23FCA ) 


12 . Proportion of 11 to 8 


13. Income by way of Dividend referred to in section 115 -0 


14 . Proportion of 13 to 8 
15 . Income other than that referred to in 9 , 11 and 13 
16 . Proportion of 15 to 8 
17 . Details of persons being unit holders , referred to in sub -section (1 ) of section 115UA to whom the 
income is distributed , in the following format: 


S . 


Name(s ) 


Address ( es ) 


PAN 


No . 


Total 
amount 
distributed 


Amount of 
income in 
the nature of 


Amount of 
income in 
the nature 
of interest 
referred to 
in section 
10 ( 23FC ) 
[Column 5 

* Si. 
No . 10 ] 

6 


Amount of 

income in 
the nature of 

Dividend 
referred to in 

section 

115 -0 
[Column 5 x 

Si. 
No. 14 ] 

8 


Amount 
of other 
income 
[ Column 

5x Si. 
No. 16 ] 


or letting 
referred to in 

section 
10 ( 23FCA ) 
[Column 5 × Si. 

No . 12 ] 


3 


4 


5 


9 ” ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


(ii) in Form 64B , for item 7 , following item shall be substituted , namely : 

“ 7 . Details of the income distributed by the business trust to the unit holder , during the previous 
year , in the following format: 


S . 


Amount 
distributed 


Date of 
distribution 


Amount of 
income in the 

nature of 
interest referred 
to in section 
10 (23FC ) 


Amount of income in 
the nature of renting or 

leasing or letting 
referred to in section 

10 (23FCA ) 


Amount of income 

in the 
nature of Dividend 

referred to 
in section 115 -0 


Amount 
of other 
income 


1 


2 


3 


5 


6 


7 ” . 


[Notification No. 84 /2016 /F . No. 142/ 10 /2014 - TPL ] 

NIRAJ KUMAR , Under Secy . (Tax Policy and Legislation ) 
Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section - 3 , 

Sub - section ( ii ) vide number S . O . 969 (E ) dated the 26th March , 1962 and was last amended vide 
notification number S . O . 2747 (E ) dated the 19th August, 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
HARINDRA 

HARINDRA KUMAR 
KUMAR 

Date : 2016 .09.20 10 :52 :21 


+ 05 30 


